रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No . D. L. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपान 


Delhi Gazetie 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 64 ] 
No. 641 


दिल्ली, बृहस्पतिवार , अप्रैल 7 , 2016 / चैत्र 18 , 1938 
DELHI, THURSDAY , APRIL 7 , 2016 /CHAITRA 18 , 1938 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि . सं . 7] 

IN. C. T. D . No. 7 ] 


भाग -IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह ( पुलिस -II) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 7 अप्रैल , 2016 
. सं. फा . 2 / 1 / 88 / गृह पुलिस - 2 / 2318. - चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से 
संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है : 

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड ( ई) के साथ पठित धारा 3 की उप - धारा (3) के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त 
भी 19 / 04 / 16 से 18 / 07 / 16 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 2) की शक्तियों का 
प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश तथा उनके नाम पर , 
आशीष कुमार, उप सचिव ( गृह) 


HOME ( POLICE -II) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 7th April, 2016 
No. F.2/ 1/ 88 - HP- II / 2318. - Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is 
necessary to do so ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (3) of section 3, read with clause (e ) of Section 2 
of the National Security Act, 1980 , the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during 


1748 DG/ 2016 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


the period 19/04/2016 to 18/07/ 2016 the Commissioner of Police. Delhi may also exercise the powers of detaining authority 
under sub -section (2 ) of the section 3 of the aforesaid Act . 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi. 

ASHISH KUMAR, Dy . Secy. ( Home ) 


राज्य चुनाव आयोग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 7 अप्रैल, 2016 
सं . एफ. 4( 1) उप / ओएसडी - 1 / विधि / रा. चु. आ . / 2016 / 69 . - जबकि वर्तमान पार्षदों के त्याग - पत्र के कारण प्रत्येक निगम 
के सामने दर्शायी गई दिल्ली नगर निगम में निम्नलिखित वार्डों में रिक्तियां हो चुकी हैं : 


क्रम 
सं 


वार्ड का नं0 तथा नाम 


आरक्षण की स्थिति 


नगर निगम का नाम 


सामान्य 


उत्तरी दिल्ली नगर निगम 


सामान्य 


सामान्य 


सामान्य 


सामान्य 


दक्षिण दिल्ली नगर निगम 


सामान्य 


1. 44 - कमरूद्दीन नगर 
. 2. 55 - शालीमार बाग उत्तरी 

3. 67 - वजीरपुर 
4 . 86 - बल्लीमारान 
5 . 124 -विकास नगर 
6 . 126 - नवादा 
7 . 136 - मटियाला 
8. 166 - मुनीरका 
9. 168 - नानक पुरा 
10. 176 – भाटी 
11 . 199 – तेखण्ड 
12. 214 - खिचड़ीपुर 
13 . 238 - झिलमिल 


सामान्य 
महिला 


सामान्य 


सामान्य 


सामान्य 


सामान्य 


पूर्वी दिल्ली नगर निगम 


सामान्य 


और जबकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 2011 के अधीन निर्मित नियमावली 
के उपबंधों के अनुसरण में उपरोक्त सन्दर्भित दिल्ली के तीनों नगर निगमों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपरोक्त वर्णित वार्डों के 
लिए पार्षदों के उप - चुनाव होंगे ; 

- और जबकि राज्य चुनाव आयोग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इस बात से संतुष्ट है कि उप - चुनावों में उपयोग हेतु उपरोक्त 
वार्डों के लिए नई मतदाता सूचियां तैयार करने के बजाये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की नई मतदाता 
सूचियों को अंगीकर करना काफी होगा, जो उक्त नगर निगमों के उक्त वार्डों के अन्तर्गत आते हैं , और जो वर्तमान में लागू हैं पूर्वोक्त 
उप - चुनावों के प्रयोजन के लिए उक्त वर्णित वार्डों से संबंधित है । चूंकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां "01. 01 .2016 " से 
अर्हक तिथि के अनुरूप मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली द्वारा संशोधित की जा चुकी हैं और इस आयोग द्वारा उक्त वर्णित वार्डों की नई 
मतदाता सूचियों को तैयार करने में काफी समय लगेगा साथ ही इस संबंध में अत्यधिक व्यय भी होगा , जिसे आसानी से बचाया जा सकता 


है ; 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


372 , garas, Recept r ANH TAUH, 1957 ( TARİXTİFETA 2011) Pos Etret 7 , TË Farrett for ANH (Hagiat viel 
तैयार करना) नियमावली 1975 के नियम 27 के साथ पठित, के अन्तर्गत चुनाव आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , राकेश 
मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एतद्द्वारा निदेश देता हूँ कि दिल्ली नगर निगम के उक्त वर्णित वार्डों से संबंधित 
daha ari (ad 2016 ich gaffen ) 39 fagnaat afara atat os Haciat MITUŤ 15 , 2016 int sta and 39 – 7aat a 
उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम के उक्त वार्डों की मतदाता सूचियाँ होंगी । 


राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयोग 


STATE ELECTION COMMISSION 

NOTIFICATION 

Delhi, the 7th April, 2016 
No. F .4 (1) BYE /OSD - I/ legal/SEC /2016 /69. — Whereas the following vacancies have occurred in 
the three Municipal Corporations shown against each due to the resignation of the sitting councillors : 


Status of Reservation 


Name of the Municipal Corporation 


General 


North DelhiMunicipal Corporation 


General 


Sl. No. No . & Name of Ward 
1 2 
1. 44 - Quammrunddin Nagar 
2 . 55 - Shalimar Bagh North 
3 . 67 - Wazirpur 
4 . 86 - Ballimaran 
5 . 124 - Vikas Nagar 
6 . 126 - Nawada 
7 . 136 - Matiala 
8 . 166 -Munirika 
9 . 168 - Nanak Pura 

10 . 176 - Bhati 
: 11. 199- Tekhand 

12 . 214 - Khichripur 
13 : 238 - Jhilmil 


General 
General 
General 
General 
General 


South Delhi Municipal Corporation 


Women 


General 
General 


General 


East Delhi Municipal Corporation 


General 
General 


And whereas bye - elections to the above -mentioned Wards shall be held to elect Councillors to fill the casual 
vacancies in the three Municipal Corporations of Delhi, referred to above , in accordance with the provisions of 
Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 and the 
rules made thereunder ; 

And whereas the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that 
instead of preparing fresh electoral rolls for the aforesaid wards for use in the bye - elections it would be sufficient to 
adopt the electoral rolls of the respective Assembly Constituencies of the National Capital Territory of Delhi, as are 
comprised within the above -mentioned wards of the three Municipal Corporations, referred to above , for the time being 
in force and as relating to the above-mentioned wards, for the purpose of the aforesaid bye- elections, as the electoral 
rolls for the Assembly constituencies have since been revised by the Chief Electoral Officer , Delhi, with 
reference to " 01.01. 2016 ” as the qualifying date and preparation of fresh electoral rolls for the above-said wards by this 
Commission would entail considerable time besides incurring expenditure in this respect which can be safely avoided ; 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ]] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon the Election Commission under the proviso to 
Section 7E of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by DMC (Amendment) Act, 2011 read with the 
provisions of Rules 27 of the Delhi Municipal Corporation ( Preparation of Electoral Rolls ) Rules, 1975 , I, Rakesh 
Mehta, State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi , hereby direct that the electoral rolls of 
such Assembly Constituencies, for the time being in force , as relating to the above -mentioned wards of the three 
Municipal Corporations of Delhi, shown against each, shall be the electoral rolls for the said Municipal wards, for the 
purposes of the ensuing bye - elections to the said Wards as indicated above , to be held on 15th May , 2016. 

RAKESH MEHTA , State Election Commissioner 


शहरी विकास विभाग 

अधिसूचनाएं 
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2016 


फा . सं. 13 ( 126 ) / यूटी / एमबी / 2014 / 420. - नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम , 1994 ( 1994 का 44 ) की 
धारा 387 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 43 की उपधारा (1) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई 
दिल्ली नगर पालिका परिषद, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से एतदद्वारा नगर पालिका के अधिकारियों की सेवा शर्तों को 
विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् : 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ . - (1 ) इन विनियमों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (नगर पालिका के अधिकारियों की 

सेवा शर्ते) विनियम, 2016 कहा जाएगा । 
( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 

परिभाषाएं . - ( 1) इन विनियमों में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ; 
( क ) " अधिनियम " का अर्थ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम , 1994 (1994 का 44) से है ; 
( ख ) " श्रेणी - क " , " श्रेणी - ख " , "श्रेणी - ग ", " श्रेणी - घ " पदों का अर्थ अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (4 ) में 

यथाविनिर्दिष्ट पद से है , 
( ग ) " नगर पालिका अधिकारी में अधिनियम के अध्याय - VI के अन्तर्गत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के लिए 

नियुक्त कोई नगर पालिका अधिकारी अथवा अन्य नगर पालिका कर्मचारी सम्मिलित हैं ; 
( घ ) " धारा " का अर्थ अधिनियम की धारा से है ; 
( ङ ) “ सेवा नियम " का अर्थ विनियम 4 में संदर्भित नियमों से है । 
( 2 ) अधिनियम में तथा इन विनियमों में प्रयोग किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक संदर्भ से अन्यथा 

अपेक्षित न हो , वही होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है । 
किन पर लागू होंगे : - जब तक अधिनियम या इन विनियमों में उपबन्धित न तब तक ये विनियम उन सभी नगर 
पालिका अधिकारियों पर लागू होंगे, जिनके वेतन तथा भत्ते धारा 44 की उपधारा ( 1) में संदर्भित नई दिल्ली नगर 
परिषद् निधि के “ सामान्य ( जनरल ) खाते " से प्रभार्य हैं । 

__ शर्त यह है कि किसी व्यक्ति के संबंध में , जिसके संबंध में इन विनियमों के अन्तर्गत मामले आते हैं , तत्समय 
प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अथवा उसके अधीन बनाए गए विशेष उपबंध, उन व्यक्तियों पर लागू होंगे और उक्त उपबंध 
के अन्तर्गत न आने वाले विषयों के संबंध में ये विनियम लागू होंगे । 
कुछेक नियमों का अनुप्रयोग - समय - समय पर यथा संशोधित निम्नलिखित नियम, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके 
अन्तर्गत जारी आदेश सम्मिलित है, ऐसे नियमों या आलेशों के उपबंध जब तक अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए 
नियमों या विनियमों के उपबंधों के प्रतिकूल या असंगत न हों , नगर पालिका अधिकारियों पर लागू होंगे , अर्थात् : -- 
मूलभूत नियम तथा अनुपूरक नियमावली (यात्रा भत्ता नियमों सहित ) ; 
केन्द्रीय सिविल सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1972 ; 
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियमावली, 1972 ; 
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन विनिमय) नियमावली, 1981; 
पेंशन बकाया भुगतान ( नामांकित), नियमावली, 1983 ; 

सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय नियमावली), 1960 ; 
( vii ) केन्द्रीय सिविल सेवा ( आचरण) नियमावली, 1964; 
( viii) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियमावली, 1965; 


(vi) 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( ix ) केन्द्रीय सिविल सेवा ( अवकाश यात्रा छूट ), नियमावली, 1988 

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन), नियमावली , 2008; तथा 
केन्द्रीय सिविल सेवा ( अस्थाई सेवा ), नियमावली, 1965 
नगर पालिका अधिकारियों की सेवा शर्ते . - (1 ) केन्द्रीय सरकार की सेवा में सरकारी सेवकों पर लागू सेवा नियम , 
जहां तक नगर पालिका अधिकारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करते हैं , अशोधनों सहित कि "किसी सरकारी 
सेवक ", " भारत की समेकित निधि ", "सिविल सर्जन " और " चिकित्सा समिति " के लिये सेवा नियमों के किसी संदर्भ 
में क्रमश: "किसी नगर पालिका अधिकारी ", " नई दिल्ली नगर पालिका निधि ", " स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी " तथा 

"चिकित्सा बोर्ड " के किसी संदर्भ के अर्थ में मान लिया जाएगा । 
( 2 ) सेवा नियमावली के अन्तर्गत प्रयोज्य कोई शक्ति ( सेवा नियमावली बनाने की शक्ति के अतिरिक्त) - 

राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाएगी । 
विभागाध्यक्ष द्वारा, सचिव द्वारा अथवा आदेश द्वारा निर्दिष्ट अध्यक्ष के रूप में ऐसे अन्य नगर पालिका 
अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएगी । 
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा, निदेशक ( कार्मिक ) द्वारा अथवा आदेश द्वारा निर्दिष्ट अध्यक्ष के रूप में ऐसे अन्य नगर 
पालिका अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएगी । 


D8 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
संजीव मनकोटिया , उप सचिव (एमबी ) 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 7th April, 2016 
No. F . 13( 126 )UD /MB/2014 /420. -- In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section ( 1 ) of 
section 43 , read with sub -section (2 ) of section 387 , of the New Delhi Municipal Council Act , 1994 (44 of 1994 ), the 
New Delhi Municipal Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations 
regulating the conditions of service of municipal officers, namely : - 
1. Short title and commencement.- ( 1) These regulations may be called the New Delhi Municipal Council (Conditions 
of Service of Municipal Officers) Regulations, 2016 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. Definitions .- ( 1 ) In these regulations, unless the context otherwise requires . 

(a) " Act" means the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994 ); 
(b) " Category -A " , " Category - B " , " Category - C " and " Category - D " posts means the post as specified in sub 

section ( 4 ) of section 34 of the Act ; 
(c ) "municipal officer" includes a municipal officer or other municipal employee appointed to the New 

Delhi Municipal Council under Chapter VI of the Act ; 
( d ) section means a section of the Act ; 

( e) service rule " means the rules referred to in regulation 4 . 
(2) Words and expressions used in the Act and also in these regulations shall, unless the context otherwise requires , 
have the meanings assigned to them in the Act. 
3. To whom applicable .- Unless otherwise provided in the Act or these regulations, these regulations shall apply 
to allmunicipal officers whose pay and allowances are chargeable to the General Account of the New Delhi Municipal 
Fund , referred to in sub - section ( 1 ) of section 44 : 

Provided that in regard to any person for whom in respect of matters covered by these regulations, special 
provision is made by or under any law for the time being in force , that special provision will apply and in respect of 
matters not covered by the said provision , these regulations shall apply . 
4 . Application of certain rules.- The following rules , as amended from time to time, including orders issued 
there under by the Central Government, in so far as the provisions of such rules or orders are not inconsistent with the 
provisions of the Act or rules or regulations made there under , shall apply to the municipal officers , namely : 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


(i) the Fundamental Rules and Supplementary Rules ( including Travelling Allowance Rules ) ; 
( ii) the Central Civil Services (Leave ) Rules, 1972 ; 
( iii) the Central Civil Services ( Pension ) Rules, 1972 ; 
( iv ) the Central Civil Services ( Commutation of Pension ) Rules, 1981; 

(v ) the Payment of Arrears of Pension (Nomination ) Rules, 1983 ; 
( vi ) the General Provident Fund ( Central Rules ), 1960 ; 
( vii) the Central Civil Service (Conduct) Rules , 1964 ; 
( viii ) the Central Civil Services ( Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 ; 
( ix ) the Central Civil Services (Leave Travel Concessions) Rules , 1988; 
(x ) the Central Civil Services (Revised Pay) Rules , 2008 ; and 

( xi) the Central Civil Services ( Temporary Service ) Rules , 1965 . 
5 . Conditions of service of municipal officers. (1 ) The service rules applicable to the Government servants in the 
service of the Central Government shall, as far as may be, regulate the conditions of service of municipal officers, 
subject to the modifications that any reference in those service rules to a " Government servant" , " the Consolidated Fund 
of India " , " the Civil Surgeon " and " the Medical Committee" shall be construed as a reference respectively to a 
" municipal officer" , " the New Delhi Municipal Fund " , " the Medical Officer of Health " and " the Medical Board " . 

(2 ) Any power under the service rules (other than the power to make service rules ) exercisable — 
( a ) by the President, shall be exercised by the Chairperson ; 
(b ) by the Head of Department, shall be exercised by the Secretary or such other municipal officer as the 

hairperson may , by order , specify ; and 
(c ) by the Head of Office , shall be exercised by the Director (Personnel) or such other municipal officer as the 
Chairperson may , by order , specify . 

By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
SANJEEV MANKOTIA , Dy. Secy. ( M . B . ) 


नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2016 


सं . फा . 16( 521) / श0वि0 / डब्ल्यू / 2015 / 481 - दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली 
अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा ( 2) के खंड (ड ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 30. 1. 2015 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 07 .07. 2015 के 
पत्र सं0 3 / 24 ( 4 ) / 2015 - आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 29.08. 2003 
की अधिसूचना संख्या फा0 16( 388) / श०वि० / जल / 2003 / 7913 द्वारा अधिसूचित मुख्य जल विश्लेषक भर्ती तथा पदोन्नति 
विनियमों के अधिक्रमण में , ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बाते या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में 
मुख्य जल विश्लेषक के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए 
जाते हैं , अर्थात् : 

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : - ( 1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड मुख्य जल विश्लेषक के पद की भर्ती 
विनियम , 2016 कहा जाये । 
पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण 
तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में 
यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 
भर्ती पद्धति , आयु सीमा , अन्य योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति , आयु सीमा , योग्यताएं तथा उससे 
संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 

अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति 
( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति / पत्नी है; या 

जिसने जीवित पत्नी / पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह 
उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा : 


Part IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत 
कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है / हैं , तो किसी भी 
ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा । 
5 . छट प्रदान करने की शक्ति : - जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक 
या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श 
पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है । 
6. बचाव : - इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के 
अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित 
आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी । 

अनूसूची 
| 1 . पदनाम 

: मुख्य जल विश्लेषक 
पदों की संख्या 

03 ( 2015 ) 
इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर । 


3. 


वर्गीकरण 
पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान 


श्रेणी " क " 
वेतन समूह - 3 में 15600 - 39100 / - रुपये ( ग्रेड पे 
6600 / - रुपये) 
चयन 
लागू नहीं 


क्या चयन पद है या गैर चयन पद 
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु 


6. 


सीमा 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित : लागू नहीं 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ 


10 . 


क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं | : | लागू नहीं 
शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी 
लागू होगी । 
परीवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 

दो वर्ष 
भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या : पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक 
पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा संविदा सहित ) द्वारा 
विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त 
पदों का प्रतिशत 
यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन : पदोन्नतिः 
द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे | नियुक्ति के पष्चात् ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित 
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया | 4800 / - रुपये ग्रेड पे सहित 9300 - 34800 / - रुपये, पे बैंड - 2 
जाना है 

के वेतनमान में सहायक मुख्य जल विश्लेषक तथा किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन / जीव रसायन / सूक्ष्म 
जीव विज्ञान / जीवाणु विज्ञान / जीव प्रौद्योगिकी / प्राणी विज्ञान 
में मास्टर डिग्रीधारी तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से 
पदोन्नति पद के कार्यों से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का 
प्रशिक्षण पूरा करने वाले । 


टीप: - जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा 
पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है । उनके 
वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते 
कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित 
अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर 
पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ 
अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने 
( कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली 


टीप: - पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के 
प्रयोजन के लिये 01 .01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा 
नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय 
वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन 
संरचना लागू की गई है । यह तिथि वेतन आयोग की 
संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे / वेतनमान में की 
गई सेवा मान ली जाएगी । 
प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ) 
केन्द्रीय / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र / सार्वजनिक क्षेत्र के 
उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान / 
अर्धसरकारी / सांवधिक संगठन / स्वायत्त संगठन / या अन्य 
सार्वजनिक संस्थानों के निम्नलिखित अधिकारी: 
क . (1) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर . समरूप 
पदधारण करने वाले; अथवा 
( 2 ) मूल संवर्ग / विभाग में पे बैंड - 3 के वेतनमान में 
15, 600 - 39 ,100रू0, ग्रेड पे 5400 / - रुपये सहित नियुक्ति के 
उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित 
( 3) मूल संवर्ग / विभाग में पे बैंड - 2 के वेतनमान में 
9300 - 34 ,800रू0, ग्रेड पे 4800 / -रुपये सहित नियुक्ति के 
उपरांत ग्रेड में छह वर्ष की सेवा सहित 
( ख ) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले: 
( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन / जीव 
रसायन / सूक्ष्म जीव विज्ञान / जीवाणु विज्ञान / जीव 
प्रौद्योगिकी / प्राणी विज्ञान में मास्टर डिग्री 
( 2) जल / सिवेज परीक्षण प्रयोगशाला में जल शोधन अथवा 
सिवेज शोधन के परिचालन में तीन वर्ष का अनुभव । 
टीप : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की 
सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय 
नहीं होंगे । इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे । 
टीपः केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग 
में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद 
में प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ) की अवधि भी 
सम्मिलित है । यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित ) पर स्थानान्तरण द्वारा 
नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम 
तारीख को छप्पन (56 ) वर्षों से अधिक नहीं होंगी । 
टीपः प्रतिनियुक्ति / समावेशन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 
01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की 
संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई 
है ) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई 
सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू 
सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी । जहां 
पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे 
ग्रेड / वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां 


। से तुरन्त का संविदा सहित एक नहीं होगी । 


Part IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


ये लाभ उस / उन पद / पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके | 
लिये यह ग्रेड पे / वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के 
बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट ) ग्रेड है । 


12. 


यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो : " क " वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ ) 
इसकी संरचना क्या है ? 

1 . अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / सदस्य (प्रशा.), दिल्ली जल 

बोर्ड - सदस्य 
3 . सदस्य ( जल ), दिल्ली जल बोर्ड - सदस्य 


13 . 


वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष आवश्यक 
लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से 

तथा उनके नाम पर 
आर. सी . केसरवानी, सहायक निदेशक ( जल ) 


New Delhi, the 7th April, 2016 
No. 16 (521) /UD / W /2015 /481. -- The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board under 
clause( m ) sub -section ( 2 ) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act . 
No. 4 of 1998 ) approved vide Competent Authority orders dated 30 .01 .2015 and concurred by the Union Public Service 
Commission vide letter F . No. 3 /24 ( 4 ) /2015 - RR dated 07.07.2015 and in supersession of the Chief Water Analyst 
Recruitment and Promotion Regulations notified vide notification No. F . 16 (388 ) /UD /W /2003 /7913 dated 29 .08.2003 , 
except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the regulations for the recruitment to the 
post of Chief Water Analyst in the Delhi Water Board , Delhi are hereby published , as following namely : 
1 . Short title and commencement - These Regulations may be called the Chief Water Analyst in Delhi Jal Board 

Recruitment and Promotion Regulation , 2016 . 


Number of posts, Classification and pay band and Grade Pay /scale of pay - The number of posts , their 
classification and pay band and Grade Pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 
of the Schedule annexed to these regulations. 


Method of recruitment , age limit and other qualifications - The method of recruitment , age, limit , 
qualifications and other matters relating to said posts , shall be as specified in columns 5 to 13 of the said 
Schedule. 


Disqualifications, - No person - 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
( b ) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person . 
shall be eligible for appointment to any of the said posts : 

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable 
to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing. exempt any person 
from the operation of this regulation . 
5 . Power to Relax - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is 

necessary or expedient so to do , it may . by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation 
with the Union Public Service Commission , relax any of the provisions of these rule with respect to any class or 
category of persons. 


6 . Saving - Nothing in these regulations shall affect reservations, and other concessions required to be provided for 

the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders 

issued by the Central Government from time to time in this regard . 
1748 DG )16 - 2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV ] 


SCHEDULE 


Name of the Post 


No . of Post 


Classification 


Pay Band & 
Grade Pay /Pay 
Scale 


Whether 
selection or non - 
Selection post 


Age limit for 
direct 
recruits . 


3 . 


4 . 


5 


6 . 


Category ‘ A ’ 


Selection 


Chief Water 
Analyst 


Not Applicable 


| 3 (2015) * Subject 

to variation 
dependent on 
workload ) 


PB - 3 Rs. 15 ,600 - 
39 , 100 (Grade 
pay Rs. 6600 / -) 


Period of probation , if any. 


Educational & other 
qualification required for 
direct recruits . 


Whether age and 
educational qualification 
prescribed for direct 
recruits will apply in the 
case of promotees . 


Method of recruitment 
whether by direct 
recruitment, or by 
promotion or by 
deputation / absorption and 
percentage of the vacancies 
• to be filled 
by various methods. 

10 . 
By Promotion , failing 
which by deputation 
including short term 
contract. 


8 . 


Not Applicable 


Not Applicable 


2 years 


In case of recruitment by promotion / 
deputation / absorption , grades from which 
promotion / deputation / absorption to bemade. 


If a DPC exists, what is its 
composition . 


Circumstances in which UPSC 
is to be consulted in making 
recruitment.. 


12 . 


13 . 
Consultation with UPSC 
necessary on each occasion 


Promotion : 

Category A DPC (for 
Assistant Chief Water Analyst in the pay scale considering promotion ) : 
of PB - 2 , Rs. 9300 - 34 ,800 with Grade pay of 
Rs. 4800 /- with 6 years service rendered after | 1 . Chairman / Member 
appointment thereto on regular basis and UPSC - Chairman 
possessing Master s of Science in 
Chemistry /BioChemistry /Micro 
Biology /Bacteriolgy / Bio Technology /Zoology 2 . Chief Executive 
from a recognized University , and have under Officer /Member (Admn.), Delhi 
gone one week s training in the related field of Jal Board - Member 
duties of the promotional post from the Delhi 
Jal Board Training Institute . 

3.Member(Water) 

Delhi Jal Board - Member 
Note : 
Where juniors who have completed their 
qualifying eligibility service are being 
considered for promotion , their seniors would 
also be considered provided they are not short 
of the requisite qualifying/eligibility service 
by more than half of such 
qualifying /eligibility service or two years, 
whichever is less, and have successfully 
completed their probation period for 
promotion to the next higher grade along with 
their juniors who have already completed 
such qualifying/ eligibility service . 


Note : For the purpose of computing minimum 
qualifying service for promotion , the service 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


11 


rendered on a regular basis by an officer prior 
to 1.1 .2006 , the date from which the revised 
pay structure based on the 6th CPC 
recommendations has been extended , shall be 
deemed to be service rendered in the 
corresponding grade pay/pay scale extended 
based on the recommendations of the pay 
commission . 
Deputation (ISTC ) : 


Officers under the Central /State Govts ./Union 
Territories/Public 

Sector 
undertakings/Universities/Recognized esearch 
Institutions/Semi Governments/ Statutory or 
Autonomous Organizations or other public 
institutions: 


A ) (i) Holding analogous posts on regular basis 
in the parent cadrel department: OR 


( ii ) With 5 years regular service in the grade 
rendered after appointment thereto on a 
regular basis in the pay scale of PB -3 Rs. 
15 ,600 -39 , 100 with Grade pay of Rs. 5400/ 
or equivalent in the parent cadre/department; 


OR 


( iii) With 6 years service in the grade 
rendered after appointment thereto on a 
regular basis in the pay scale of PB - 2 Rs. 
9300 - 34 ,800 with Grade pay of Rs. 4800/ - or 
equivalent in the parent cadrel department; 
AND 


(B ) Possessing the following educational 
qualifications and experience : . 
(i) Master s of Science in Chemistry / Bio 
Chemistry/Micro - Biology / Bacteriology/ Bio 
Technology /Zoology from a recognized 
University . 


( ii ) Three Year s experience in the operation of 
water treatment or sewage treatment plant in 
water/ sewage testing laboratory. 


Note : The departmental officers in the feeder 
category who are in the direct line of 
promotion shall not be eligible for 
consideration for appointment on deputation . 
Similarly , deputationists shall not be eligible 
for consideration for appointment by 
promotion . 


Note : Period of deputation ( ISTC ) including 
period of deputation ( ISTC ) in another ex 
cadre post held immediately preceding this 
appointment in the same or some other 
organization /department of the Central 
Government shall ordinarily not to exceed 
three years . The maximum age limit for 
appointment by deputation (ISTC ) shall be not 
exceeding 56 years as on the closing date of 
the receipt of applications . 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV ] 


Note : For the purpose of appointment on 
deputation basis , the service rendered on a 
regular basis by an officer prior to 1. 1.2006 
( the date from which the revised pay structure 
based on the 6th CPC recommendation has 
been extended ) shall be deemed to be service 
rendered in the corresponding grade pay/pay 
scale extended based on the recommendations 
of the Pay Commission except where there 
has been merger of more than one pre-revised 
scale of pay into one grade with a common 
grade pay/pay scale , and where this benefit 
will extend only for the post( s) for which that 
grade pay /pay scale is the normal replacement 
grade without any upgradation . 


By Order and in the Name of Government 

of National Capital Territory of Delhi 
R .C . KESARWANI, Asstt . Director (Water ) 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New . Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054. 


